रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


.. 


+1 


: 


.: 


... 


. 


. 


. . 


:-.--. 


tireti 


. 


: 


------ 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 2 , 2015 / कार्तिक 11 , 1937 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 2 , 2015 /KARTIKA 11, 1937 


सं . 2383 ] 
No. 2383 ] 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2015 


का . आ . 2989 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, चाय नियम , 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 
( 1953 का 29) की धारा 4 की उप - धारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है 
और निर्देश देती है कि भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ( चाय नियंत्रण ) की अधिसूचना सं . 
का .नि . आ . 944, तारीख 17 मार्च, 1954 में निम्नलिखित और संशोधन किये जाएंगे , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , क्रम संख्या 1 से 31 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित को रखा 
जाएगा ,अर्थात् : 
अध्यक्ष, 

अध्यक्ष नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन नियुक्त । 
चाय बोर्ड, 
कोलकाता | 
अपर मुख्य सचिव, 

सदस्य प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व 
उद्योग और वाणिज्य विभाग 

करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1 ) के खंड ( क ) के 
असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी, असम । 

अधीन नियुक्त । 
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, 

सदस्य प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व 
केरल सरकार, तिरुअनंतपुरम , 

करने के लिए नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( क) के 
केरल | 

अधीन नियुक्त । 


4664 GI/2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( ii ) ] 


5 . 


सदस्य 


4. सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग त्रिपुरा सदस्य । प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व 
सरकार, अगरतला, त्रिपुरा । 

करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( क ) के 

अधीन नियुक्त । 
सचिव, 

सदस्य प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व 
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग, 

करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( क ) के 
तमिलनाडु सरकार, 

अधीन नियुक्त । 
सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु । 
| अपर मुख्य सचिव , 

प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व 
वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल 

करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( क) के 
सरकार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 

अधीन नियुक्त । 
| अपर मुख्य सचिव ( कृषि) , 

सदस्य प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व 
कृषि विभाग , 

करने के लिए नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( क ) के 
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला, हिमाचल प्रदेश | 

अधीन नियुक्त । 
श्री रामेन डेका, 

सदस्य नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( ख ) के अधीन संसद 
संसद सदस्य , 

का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 
लोक सभा । 
श्री पी . नागाराजन , 

नियम 4 के उप नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अधीन संसद 
संसद सदस्य, 

सदस्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 
लोक सभा । 
श्री तपन कुमार सेन , 

सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1 ) के खंड ( ख ) के अधीन संसद 
संसद सदस्य , 

का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 
राज्य सभा । 
श्री किशोरी लाल अग्रवाल , 1 - ए , 137 , | स 

| नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( ग) के अधीन चाय 

एस्टेटों और बागानों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 
सेक्टर -3, साल्ट लेक , कोलकाता-700096 

करने के लिए । 
पश्चिम बंगाल । 
| सुश्री बीना श्रीवास्तव, 

सदस्य नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग ) के अधीन चाय 

एस्टेटों और बागानों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 
पत्नी श्री महेन्द्र नाथ , 

करने के लिए | 
ग्राम - डुगनी , पो . ओ. महाहू, तह.पालमपुर , 
जिला- कांगड़ा , हिमाचल प्रदेश । 
श्री विद्यानंदा बरकाकोटी , 

सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( ग ) के अधीन चाय 

एस्टेटों और बागानों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 
सुबनसिरी अपार्टमेंट, 

करने के लिए | 
ब्लाक - बी , फ्लैट - 3 सी , गर्वनमेंट प्रेस रोड, 
बामुनीमेदाम, गुवाहाटी - 781021, असम । 
| श्री डी. हेगड़े, निदेशक , 

सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1 ) के खंड ( ग ) के अधीन चाय 

एस्टेटों और बागानों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 
द युनाईटेड नीलगिरी टी एस्टेट्स कंपनी लि ., 

करने के लिए | 
चमराज एस्टेट डाकघर, 
द नीलगिरी -643204, 

तमिलनाडु । 
15. रिक्त 

| नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( ग ) के अधीन चाय 
एस्टेटों और बागानों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 

करने के लिए । 
16. रिक्त 

नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( ग) के अधीन चाय 
सदस्य एस्टेटों और बागानों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 

करने के लिए । 


सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17. रिक्त 


सदस्य 


18. रिक्त 


सदस्य 


नियम 4 के उप नियम (1 ) के खंड ( ग ) के अधीन चाय 
| एस्टेटों और बागानों तथा चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 

करने के लिए । 
| नियम 4 के उप नियम ( 1 ) के खंड ( ग ) 
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा 
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 
नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( घ) के अधीन चाय 
एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए | 


सदस्य 


19. | श्री दीनेश्वर ताशा , 

गारामुर, दुलिया गाँव, डाकघर जोरहाट 
इंजिनियरिंग कॉलेज , 

जिला-जोरहाट -785007, असम । 
20 . श्री पी . मोहनन , 

ताचुपुरामबिल लोंड्री 
डाकघर लोंड्री एस्टेट , 

इडुक्की - 695505, केरल । 
21. रिक्त 


| सदस्य | नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( घ ) के अधीन चाय 

एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए । 


22. रिक्त 


23. | रिक्त 


सदस्य | नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( घ ) के अधीन चाय 

एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 

करने के लिए | 
सदस्य नियम 4 के उप नियम (1 ) के खंड ( घ ) के अधीन चाय 

एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए | 

नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( घ ) के अधीन चाय 
सदस्य | एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 

करने के लिए । 
नियम 4 के उप नियम ( 1 ) के खंड ( ड.) के अधीन चाय 
के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित 
डीलरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 

नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ड.) के अधीन चाय 
सदस्य के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित 

डीलरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 
सदस्य नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( च) के अधीन 

चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 


24 . | रिक्त 


सदस्य 


25 . | रिक्त 


26. | 

श्री प्रभात कमल बेजबोरूआ, 
फ्लैट - 41, 17 , लोवर रेंज , 
कोलकाता-700017 , 

पश्चिम बंगाल । 
27 . | रिक्त 


सदस्य 


नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( च) के अधीन 
चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 
नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( छ) के अधीन 
चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 


सदस्य 


28. | श्री दीलिप मोरन . 

शंकरदेब नागोर, 
डाकघर दुमदूमा , 
जिला -तिनसुकिया , असम । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


29 . 


30 . 


| श्री सुनील किरवई , 

सदस्य नियम 4 के उप नियम (1) के खंड ( छ ) के अधीन 

चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 
भारतीय मजदूर संघ कार्यालय , 
म .नं . 136/ ख, वाटर वर्कस् कॉलोनी , 
फायर सर्विस स्टेशन के समीप, पांडू, डाकघर 
रेस्ट केम्प 
जिला- कामरूप - 781012 , 
असम । 
श्री एम . पी . भारगवन नायर , 

सदस्य नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( ज) के अधीन 

अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए | 
सतगम्य , सीएमसी -23, 
चेरथला डाकघर , 
अलापुजा जिला, पिन-688524, केरल । 
श्रीमती दीकी ताशी वांकचुक , 

नियम 4 के उप नियम ( 1) के खंड ( ज) के अधीन 

अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए | ” | 
ताशी उत्पल , तातोंग गर्वनमेंट स्कूल के नीचे, 
तातोंग , 
डाकघर दारा गांव , 
गंगटोक- 737102 सिक्किम । 

[ फा . सं . टी - 49019/ 1/ 2013- बागान- ( क ) ] 

रजनी रंजन रश्मि , अपर सचिव 
टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ) में का . नि . आ . सं . 944, तारीख 17 मार्च, 1954 

द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का . आ .1493 ( अ.), तारीख 30 जून, 2011 द्वारा अंतिम संशोधन किया 
गया । 


31 . 


सदस्य 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd November , 2015 
S .O . 2989(E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 4 of the Tea Act, 
1953 (29 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954 , the Central Government hereby appoints 
the following persons as Chairman and members of the Tea Board , for a period of three years from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette and direct that the following further amendments shall 
be made in the notification of the Government of India , in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry 
( Tea Control), number S .R . O . 944 , dated the 17th day of March , 1954 , namely: 

In the said notification, for serial numbers 1 to 31 and the entries relating thereto , the following shall 
be substituted, namely: 
Chairman , Tea Board , Kolkata 

Chairman appointed under sub -rule ( 1) of rule 4 . 
Additional Chief Secretary , Industries and Member representing the Government of the 
Commerce Department, Government of 

principal tea growing States appointed 
Assam, Dispur, Guwahati , Assam. 

under clause (a ) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 
| Principal Secretary, Industries Department, | Member representing the Government of the 
Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 

principal tea growing States appointed 
Kerala. 

under clause (a ) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 
Secretary , Department of Industries & Member representing the Government of the 
Commerce , Government of Tripura, Agartala , 

principal tea growing States appointed 
Tripura. 

under clause (a ) of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 


" 1 . | 


2. 


[911 II - OUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


representing the Government of the 
principal tea growing States appointed 
under clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 4 . 
representing the Government of the 
principal tea growing States appointed 
under clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 4 . 
representing the Government of the 
principal tea growing States appointed 
under clause (a ) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 
representing Parliament under clause (b ) 
of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 
representing Parliament under clause (b ) 
of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 


representing Parliament under clause (b ) 
of sub -rule ( 1) of rule 4 . 


Secretary , Micro , Small and Medium Member 
Enterprises Department, Government of Tamil 
Nadu , Secretariat, Chennai, Tamil Nadu . 
Additional Chief Secretary , Commerce and Member 
Industries Department, Government of West 
Bengal , Kolkata , West Bengal. 
Additional Chief Secretary (Agriculture), Member 
Department of Agriculture, Government of 
Himachal Pradesh , Shimla , Himachal Pradesh . 
Shri Ramen Deka , 

Member 
Member of Parliament, Lok Sabha. 
Shri P . Nagarajan , 

Member 
Member of Parliament, Lok Sabha . 
Shri Tapan Kumar Sen , 

Member 
Member of Parliament, Rajya Sabha. 
Shri Kishori Lal Agarwal , 

Member 
IA , 137 , Sector 3 , Salt Lake , 
Kolkata-700096 , West Bengal. 
Ms. Bina Srivastava , 

Member 
W /o Shri Mahinder Nath , 
Village - Dugni, P .O . Mahahoo , 
The .- Palampur, District- Kangra, 
Himachal Pradesh . 
Shri Bidyananda Barkakoty , 

Member 
Subansiri Apartments, Block - B , Flat-3C , Govt. 
Press Road , Bamunimaidam , Guwahati 
781021, Assam . 
Shri D . Hegde, 

Member 
Director, The United Nilgiri Tea Estates 
Company Ltd ., Chamraj Estate P .O , 
The Nilgiris -643204 , Tamil Nadu . 
Vacant 

Member 


representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under clause 
(c ) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 


representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under clause 
(c ) of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 


13 . 


representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under 
clause (c ) of sub -rule (1 ) of rule 4 . 


14 . 


representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under 
clause ( c ) of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 


15 . 


16 . 


Vacant 


Member 


17 . 


Vacant 


Member 


representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under 
clause ( c ) of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 
representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under 
clause ( c ) of sub - rule ( 1 ) of rule 4 . 
representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under clause 
(c ) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 
representing owners of tea estates and 
gardens and growers of tea under 
clause (c ) of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 
representing persons employed in Tea 
Estates and Gardens under clause (d ) of 
sub -rule ( 1) of rule 4 . 


18 . | Vacant 


Member 


19 . 


Member 


Shri Dineswar Tasha, 
Garamur Dulia Gaon , 
P .O . Jorhat Engineering Collge , 
District- Jorhat-785007, Assam . 
Shri P . Mohanan , 
Tachupurambil, Londry P . O ., 
Londry Estate , Idukki-685505, Kerala . 


20 . 


Member 


representing persons employed in Tea 
Estates and Gardens under clause (d ) of 
sub - rule (1) of rule 4 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


| Vacant 


Member 


Vacant 


Member 


23 . 


Vacant 


Member 


representing persons employed in Tea 
Estates and Gardens under clause (d ) of 
sub -rule ( 1) of rule 4 . 
representing persons employed in Tea 
Estates and Gardens under clause (d ) of 
sub - rule ( 1 ) of rule 4 . 
representing persons employed in Tea 
Estates and Gardens under clause (d ) of 
sub -rule ( 1) of rule 4 . 
representing dealers including both 
exporters and internal traders of tea 
under clause (e ) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 
representing dealers including both 
exporters and internal traders of tea 
under clause (e ) of sub -rule (1 ) of rule 4 . 
representing manufacturer of tea under 
clause (f) of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 


24 . 


Vacant 


Member 


25 . 


Vacant 


Member 


Member 


Shri Prabhat Kamal Bezboruah , 
Flat 41 , 17 Lower Range , 
Kolkata -700017, West Bengal. 


27 . 


| Vacant 


Member 


representing manufacturer of tea under 
clause (f) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 
representing consumers of tea under 
clause (g) of sub -rule ( 1) of rule 4 . 


28 . 


Member 


29 . 


Member 


representing consumers of tea under 
clause (g ) of sub -rule (1 ) of rule 4 . 


Shri Dilip Moran , 
Shankerdev Nagor, P .O . Doom Dooma, 
Distt -Tinsukia , Assam . 
Shri Sunil Kirwai , 
Bharatiya Mazdoor Sangh Karyalaya, 
H .No. 136 / B , Water Works Colony , Near Fire 
Service Station , Pandu , P .O . Rest Camp, Distt. 
Kamrup -781012 , Assam . 
Shri M .P . Bhargavan Nair, 
Sathgamaya , CMC- 23 , Cherthala P .O ., 
Alappuzha Distt., Pin -688524 , Kerala . 
Mrs. Diki Tashi Wangchuk 
Tashi Utpal, Below Tatong Government 
School, Tatong , P .O . Dara Gaun , Gangtok 
737102 , Sikkim , 


30 . 


Member 


representing other interests under 
clause (h ) of sub -rule ( 1 ) of rule 4 . 


Member 


representing other interests under 
clause (h ) of sub -rule ( 1) of rule 4 .” . 


[ F . No. T -49019 / 1/ 2013 - Plant ( A )] 
RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extaordinary , Part II, 

Section 3 , Sub - section (ii), dated the 18th day of March , 1954 vide S . R . O . No . 944 , dated 
the 17th day of March , 1954 , and was last amended vide notification number S .O . 1493 ( E ) 
dated the 30th June, 2011. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


